निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 243 ) 


16 ज्येष्ठ 1934 ( श0 ) 
पटना, बुधवार , 6 जून 2012 


विधि विभाग 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

5 जून 2012 
एस0ओ0 101 , दिनांक 6 जून 2012 - श्री सतीश चन्द्र सिन्हा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार 
शरीफ , जिनकी सेवाएँ सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 - 7/ स्था0 - 1 - 3 - 01/ 2011 
सा0 - 7188 , दिनांक 18.05 .2012 द्वारा विधि विभाग , बिहार , पटना को अपर सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, 
सम्पर्क कार्यालय (विधि विभाग ) , बिहार भवन , नई दिल्ली के लिए नव सृजित पद पर पदस्थापन हेतु सौपी गयी 
है , को उक्त पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए प्रतिनियुक्त किया 
जाता है । 

( सं0सं0 - बी0 / स्था० ( मुकदमा ) - 18 - 03/ 2011/ 430 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार जैन , 
सरकार के प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 243 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


